than 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

4 फाल्गुन , 1936 ( श० ) 
संख्या 105 राँची, सोमवार 

23 फरवरी, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
19 फरवरी , 2015 


संख्या- 13/ वरीय स्था0 पदस्थापन -01 / 2013 का0- 1530 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
के आलोक में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, चाईबासा, चतरा एवं जामताड़ा की शक्तियाँ क्रमशः 
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा, चतरा एवं जामताड़ा को अगले आदेश तक के लिये दी जाती 


यह अधिसूचना दिनांक 01 मार्च, 2015 की तिथि से प्रभावी होगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 10 5 – 50 । 


